रजिस्ट्री संडी एल -33004 /99 


REGD . NO . D . L - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 1 , 2006 / अग्रहायण 10 , 1928 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 1, 2006/ AGRAHAYANA 10, 1928 


सं . 573 ] 
No. 573] 


गृह मंत्रालय 


--.-. 


-" 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 दिसम्बर , 2006 
सा . का. नि . 730( अ ). -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत तिब्बत सीमा 
पुलिस बल, समूह क ( राजपत्रित ) अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

- 1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, समूह " क " ( राजपत्रित ) अनुसचिवीय पद भर्ती ( संशोधन ) नियम , 
2006 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल समूह " क " ( राजपत्रित ) अनुसचिवीय पद भर्ती नियम में , नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
जाएगा; अर्थात् 


" 5. - शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
- लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 

की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। " 


[ फा. सं. I- 12012 /1/2002 - ओआरजी . ( आर. आर.) ( पर्स -I)] 

श्याम जिन्दल, उप - सचिव 


टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II , खण्ड 3, उपखंड (i ) में सा. का.नि . 786 ( अ ) , तारीख 6 अक्तूबर , 2003 द्वारा 
प्रकाशित किए गए थे। 


3779 GI/ 2006 


( 1 ) 


* ! 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (1)] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st December, 2006 
G .S .R . 730 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules to amend the Indo- Tibetan Border Police Force , Group ‘ A ’ (Gazetted ) Ministerial Posts 
Recruitment Rules, 2003 pamely : 

1. ( 1) These rules may be called the Indo- Tibetan Border Police Force , Group A (Gazetted ) Ministerial Posts 
Recruitment(Amendment) Rules ,2006. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Indo - Tibetan Border Police Force 

etted ) MinisterialPosts Recruitment Rules , for rule 5 
the following shall be substituted , namely : 


11 


I 


USLLLLLIY1III 


4 


55. Power to relax - Where the Central Government is ofthe opinion that it is necessary or expedient soto 
do , it may , by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service 
Commission , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons." 

[F. No.I-12012 /1/ 2002 -Org (RR )( Pers-1)] 

SHYAM JINDAL , Dy. Secy. 


Note. — The principal rules were published in the Gazette of India, Part II , Section 3 , Sub - section (i) vide number 
. G .S .R .786 (F ), dated the 6th October, 2003 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-t10054 . 


